her. 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 ज्येष्ठ , 1940 ( श० ) 
11 जून , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 577 


राँची, सोमवार 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
29 मई , 2018 


संख्या -13/ वरीय स्था० पद०-03/ 2013 का०- 3719-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में न्यायायुक्त , राँची सहित सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को , यदि जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश - /अपर न्यायायुक्त -| के अधीन POSCO अथवा बाल अधिनियम 
( Children Act) के तहत लंबित मामलों की संख्या 50 से अधिक हो जाये तो जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश -III/ अपर न्यायायुक्त-III अथवा उनके न्यायमंडल के कोई अन्य जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश के न्यायालय और जहाँ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-III/ अपर न्यायायुक्त-III उपलब्ध 
न हो वहां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को उक्त अधिनियमों के अंतर्गत सुनवाई 
हेत् पदभिहित/ नामित किये जाने हेतु , अगले आदेश तक के लिए शक्ति प्रदान की जाती है । 


___ झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 11 जून , 2018 
संख्या-13/ वरीय स्था० पद०-03/ 2013 का० - 3720 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-II/ अपर न्यायायुक्त -|| के न्यायालय को और जहाँ 
अपर सत्र न्यायाधीश-II/ अपर न्यायायुक्त -|| न हो वहां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय 
को Drugs and Cosmetics Act के तहत मामलों की सुनवाई हेत् अगले आदेश तक के लिये शक्ति 
प्रदान की जाती है । 


संख्या- 13 / वरीय स्था० पद०- 03 / 2013 का० - 3721-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में न्यायायुक्त , राँची सहित सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को उनके संगत 
न्यायमंडलों में , आवश्यकतानुसार, विद्युत् अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई हेतु जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश/ अपर न्यायायुक्त के एक या अधिक न्यायालयों को पदभिहित/ नामित किये जाने 
हेतु अगले आदेश तक के लिए शक्ति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 577 -- 50 


